रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 96 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 96 


मत्यपाजपत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PART Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं० 162 ] 
No. 1621 


नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 1996 / भाद्र 15 , 1918 
NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 6, 1996 /BHADRA 15, 1918 


वाणिज्य मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 6 सितम्बर, 1996 

प्रारम्भिक अधिसूचना 
विषय : डेनमार्क से हाइड्रोडीसल्फेराइजेशन जिंक आक्साइड डीसल्फेराइजेशन, टेम्परेचर शिफ्ट, मेथानेशन और सैकेन्डरी रिफोमिंग कैटलिस्ट के आयात के 

संबंध में पाटनरोधी जांच आरम्भ करना । 

सं. एडीडी / आई डब्ल्यू / 39 / 95 - 96. - मैसर्स यूनाइटेड कैटेलिस्ट इंडिया लिमि. ( यू सी आई एल ) और मैसर्स प्रोजैक्ट एण्ड डेवलपमैंट 
इंडिया लिमि. ( पी डी आई एल ) ने सीमा शुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 तथा सीमा शुल्क टैरिफ ( डम्प की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी की 
पहचान -निर्धारण तथा वसूली और क्षति के निर्धारण के लिए ) नियमावली, 1995 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के पास एक याचिका दायर की है जिसमें 
डेनमार्क से केटेलिस्टों के पाटन का जैसाकि पैरा 3 में वर्णित है, आरोप लगाया है और पाटनरोधी जांच तथा पाटनरोधी शल्क लगाने के लिए 
है । 

2. घरेलू उद्योग : - याचिका मैसर्स यूनाइटेड केटालिस्ट इंडिया लिमि., 402/ 403 , मानसरोवर, 90 ,नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110019 और मैसर्स 
प्रोजैक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमि ., पोस्ट बाक्स नं. 125 , ए - 14 , सैक्सन - 1, नोएडा -201301 , जिला गाजियाबाद, यू. पी . द्वारा दायर की गई है । 
याचिकाकर्ता ने यह ददतापूर्वक कहा है कि मैसर्स आई सी आई भी केटालिस्ट विषय में से दो का निर्माण करता है । तथापि , याचिकाकर्ता भारत में अधिकांश 
उत्पादन करता है इसलिए ऊपर बताए गए नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से लिखित अनुरोध करने का आधार है । 

3. सम्मिलित उत्पाद : - निम्नलिखित उत्पाद विचाराधीन है : 
( क ) हाइडोसल्फेराइजेशन कैटालिस्ट ( एचडीएस ) : - - अनेक रूपों में उच्च सतह एलमिना कैरियर पर कोबाल्ट - मोलीबैसनम /निकल 

मोलीमैडमम आधारित कैटालिस्ट । 
( ख ) जिंक आक्साइड जीसल्फ्यूराइजेशन केटालिस्ट ( डीएस ) : - जिंक आक्साइट पर आधारित केटेलिस्ट जिसको खास भौतिक और 

संरचना संबंधी गुण है , जो उपयुक्त बाइन्डर्स के साथ मिलाया गया है । 


215661/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- Sec. 1] 


( ग) सकेन्डरीरिफार्मिंग कैटेलिस्ट ( एस आर) : - अल्फा एलुमीना कैरियर पर निकल आधारित कैटेलिस्ट या रिंग / हाईण्योमैट्रिक सरफैस 

रिंग्स के रूप में कैल्शियम । 
( प ) हाई टेम्परेचरशिफ्ट सी ओ कनवसन कैटेलिस्ट ( एचटीएस ) : - लोहा- क्रोम तथा तांवा संवर्धित लोहा क्रोम पर आधरित केटेलिस्ट । 

लो टेम्परेचर शिफ्ट सी ओ कनवर्शन कैटेलिस्ट ( एलटीएफ ) : - तांबा जस्ता अल्यूमीना पर आधारित कैटेलिस्ट | 
( 4) मेथानेशन कैटेलिस्ट ( मेघ ) : - निकल/एल्यूमीना पर आधारित कैटेलिस्ट । 

4. कैटेलिस्ट के विषयों को हारमोनाइण्ड सिस्टम कोड नं. 38. 15 में वर्गीकृत किया गया है । 
पिंग 

5. याचिकाकर्ताओं ने यूरोपीय कंपनियों द्वारा प्राप्त आर्डरों तथा मध्यपूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया में तृतीय देशों को डेनमार्क निर्यातक की निर्यात 
कीमत के आधार पर यू. एस. ए. में पोतपर्यत निःशुल्क ( एफ ओ मी ) कीमत सूची, यूरोप में पोतपर्यंत निःशुल्क कीमत सूची तथा यूरोप में वास्तविक कीमत 
सूची प्रदान की है । याचिकाकर्ताओं ने पर्याप्त जानकारी भी प्रस्तुत की है जिसमें भारत को भारित औसत पोतपर्यंत निःशुल्क निर्यात कीमत दी गई है । 

6. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि डेनमार्क से निर्यातकों द्वारा सभी कैटेलिस्ट डम्प किए जा रहे हैं । 

7. क्षति : - क्षति से संबंधित विभिन्न पैरामीटर्स जैसे पूरे तौर पर आयात की मात्रा मार्केट शेयर, डेनमार्क से आयात कीमत, तथा मरेलू उद्योग को 
प्रमाणित करने वाले विभिन्न संकेतक जैसे उत्पादन , विक्री, विक्री कीमत, स्टॉक , लाभ व हानि , इकट्ठे तथा संचयी रूप में प्रथम दृष्टया पता चलता है कि 
घरेलू उधोग को पर्याप्त क्षति हुई है । 

8. प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि डेनमार्क मूल के कैटेलिस्ट घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति पहुंचा रहे हैं । 

१. पाटनरोधी जांच की शुरुआत : - अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी डेनमार्क मूल के फैटेलिस्ट की कथित डंपिंग की मौजूदगी, डिग्री तथा प्रभाव की 
पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं । 

10. अनुरोध करने के लिए समय- सीमा तथा पता : - कम्पनी के रूप में ज्ञात डेनमार्क में निर्यातकों तथा भारत में आयातकों को अलग - अलग 
लिखा जा रहा है कि वे निम्नलिखित पते पर इस अधिसूचना की तारीख के 40 दिन के भीतरनिर्धारित तरीके से अपने विचारों से अवगत कराएं 

टी . एस. विजयराघवन 
निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अपर सचिव , भारत सरकार 

वाणिज्य मंत्रालय 
कमरा न . 134 - ए , 

उद्योग भवन 

नई दिल्ली - 110011 
11 . अन्य हितबद्ध पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर निर्धारित समय - सीमा के भीतर निर्धारित फार्म तथा रूप में जांच के लिए आवश्यक 
अनुरोध प्रस्तुत करें । 

टी . एस. विजयरापवन, निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 6th September, 1996 

Initiation Notification 
Subject : Initiation of anti -dumping investigations concerning import ofHydrodesulpherisation , Zinc Oxide Desulpherisation , 

Temperature Shift , Low Temperature Shift, Methanation and Secondary Reforming Catalysts from Denmark. 

No. ADD/IW/ 39/ 95- 96. -- M/s United Catalysts India Ltd. ( UCIL ) and M/ s Projects and Development India Ltd . 
(PDIL ) have filed a petition in accordance with the Customs Tariff ( Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification , 
Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 before the 
Designated Authority alleging dumping of catalysts described in para 3 from Denmark and requestod for anti dumping investi 
gation and levy of anti -dumping duty . 

2. Domestic Industry : - The petition has been filed by M/ s United Catalysts India Ltd., 402/ 403, Mansarover , 90 , 
Nebru Place, New Delhi- 110019 and M /s Projects and Development India Ltd ., Post Box No. 125 , A - 14 , Section -I, Noida 
201301, District Ghaziabad , U .P . The petitioners have averred that M / S ICI also manufactures two of the subject catalysts. The 


[ YTT I 1951 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


petitioners , however, account for majority production in India and therefore , have a standing to file a writton request on behalf 
of domestic industry under the rules aforesaid . 

3. Product Involved :- - Following are the products under consideration : 
(a ) Hydrodesolpherisation Catalysts (HDS) :- Cobalt-Molybdenum /Nickel-Molybdenum based catalyst on High 

Surface Alumina carrior in various forms. 
(b ) Zinc Oxide Desulphurigation Catalyst (DS) :- Zinc Oxide bascd catalysts having specific physical and tex 

tural properties, blended with suitable bindors . 
(c ) Secondary Reformlog Catalyst (SR ) - Nickel based catalyst on alpha alumina carrier or calcium aluminate 

compound in the form of Rings/High Geometric Surface Rings. 
(d ) High Temperature Shift CO Conversion Catalyst (HTS) : - An iron chrome and copper promoted iron 

chromebased catalyst. 
(c ) Low Temperature Shift CO Conversion Catalyst (LTS) :- A copper zinc alumina based catalyst. 
(f) Methanation Catalyst ( 

METH ) : A nickel/alumina based catalyst. 
4 . The subject catalysts aro classified under harmonized system code No . 38. 15. 
Dumping : 

5 . The petitioners have provided fob list price in USA, fob list price in Europe , actual prices in Europe on the basis of 
orders procured by European companies and export price of the Denmark exporter to third countries in Middle East and South 
East Asia . The petitioners have also submitted sufficient information indicating the weighted average fob export price to India . 

6. On the basis of the information available , there is prima facie evidence that all the subject catalysts are being dumped 
by the exporters from Denmark . 

7. Injury : The various parameters relating to injury such as quantum of imports in absolute terms,market share, 
import price from Denmark and various indicators affecting domestic industry such as production , sales, selling prices, stocks, 
profit and loss , collectively and cumulatively prima facie indicate that the domestic industry has suffered material injury . 

8 . There is prima facie evidence that imports of the subject catalysts originating from Denmark are causing material 
injury to the domestic industry . 

9 . Initiation of Anti Dumping Investigation : - The Designated Authority , therefore , initiates anti dumping investi 
gation into the existence , degree and effect of alleged dumping of the subject catalysts originating from Denmark . 

10 . Time Limit and Address for making Submissions : The exporters in Denmark and importers in India known 
to be concern are being addressod separately to make their views known in the form and manner prescribed so as to reach within 
40 days of the date of this notification at the following address : 

T. S . VIJAYARAGHAVAN 

Designated Authority and 
Additional Secretary to the Govt. of India 

Ministry of Commerce 
Room No. 134 - A , 

Udyog Bhavan 

New Delhi -110011 
11. Other interested parties are advised to make their submissions relevant to the investigation in the prescribed form 
and manner within the time limit set out abovo . 

T. S. VIJAYARAGHAVAN , Designated Authority & Addi. Socy. 


Printod by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi-110064 

and Published by the Controlla of Publication , Delhi- 110034 - 1996 


